रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 25042020-219155 

CG - DIL - E - 25042020-219155 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1210 ] 
No. 1210 ] ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 24 , 2020 / वैशाख 41942 
NEW DELHI , FRIDAY , APRIL 24 , 2020 / VAISAKHA 4 , 1942 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 2020 
का.आ. 1354 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के 
अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1796 ( अ ) , तारीख 
01 मई , 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) , तारीख 02 मई , 2018 में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में 1706.74 हेक्टेयर 
( लगभग ) अथवा 4217.36 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की 
सूचना दी थी । 

अत :, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
01 मई , 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को , ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है 
जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन इससे संलग्न 
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 


1857 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
एनटीपीसी लिमिटेड का बनाई कोल माइनिंग ब्लॉक 


जिला- रायगढ़ , छत्तीसगढ़ 


( रेखांक संख्या एनटीपीसी / सीएम / एनसीबी / बीएन / 15 / 01 , तारीख 6 अक्तूबर , 2015 ) 


क्र.सं. 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र 


क्षेत्र एकड़ में 


टिप्पणियां 


हेक्टेयर में 


( लगभग ) 


( लगभग ) 


1 . 


औरोईमुड़ा 


तमनार 


रायगढ़ 


616.22 


1522.68 


भाग 


2 . 


बनाई 


तमनार 


रायगढ़ 


718.46 


1775.31 


भाग 


3 . 


बरकसपाली 


तमनार 


रायगढ़ 


17.42 


43.04 


भाग 


4 . 


चारभांटा 


घरघोड़ा 


रायगढ़ 


19.43 


48.01 


भाग 


5 . 


केराखोल 


तमनार 


रायगढ़ 


85.27 


210.70 


भाग 


6 . 


मुस्कुरा 


घरघोड़ा 


रायगढ़ 


77.96 


192.64 


भाग 


7 . 


नूनदरहा 


तमनार 


रायगढ़ 


137.18 


338.97 


भाग 


8 . 


सरकारी जंगल 


तमनार 


रायगढ़ 


34.80 


85.99 


पूर्ण 


कुल क्षेत्रः 


1706.74 


4217.36 


कुल क्षेत्र : 1706.74 हेक्टेयर ( लगभग ) 


या 


4217.36 एकड़ ( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


क - क 1 : 


रेखा , ग्राम बरकसपाली के उत्तर भाग में स्थित बिन्दु ' क ' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी 
दिशा में जाती है और बिन्दु ' क'1 ' पर समाप्त होती है । 


क 1 - क 2 : 


रेखा , ग्राम बनाई के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ' क 1 ' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी 
दिशा में जाती है और बिन्दु ‘ क 2 ' पर समाप्त होती है । 


क2- क 3 : 


रेखा , ग्राम चारभाटा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ' क 2 ' से आरंभ होकर उत्तर 
पश्चिमी दिशा में जाती है और घरघोड़ा - लालूंगा सड़क के किनारे स्थित बिन्दु ' क 3 ' पर 
समाप्त होती है । 


क 3 - क 4 : 


रेखा , ग्राम चारभांटा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ‘ क 3 ' से आरंभ होकर उत्तर पूर्वी 
दिशा में सड़क सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ‘ क 4 ' पर समाप्त होती है । 


क 4 - क 5 : 


रेखा , ग्राम औरोईमुड़ा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु ' क 4 ' से आरंभ होकर उत्तर 
पूर्वी दिशा में सड़क सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ‘ क 5 ' पर समाप्त होती है । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


क5- क 6 : 


रेखा , ग्राम मुस्कुरा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु ' क 5 ' से आरंभ होकर उत्तर - 
पूर्वी दिशा में सड़क सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ‘ क 6 ' पर समाप्त होती है । 


क6- क 7 : 


रेखा , ग्राम मुस्कुरा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ' क 6 ' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी 
दिशा से गुजरती है और बिन्दु ‘ क 7 ' पर समाप्त होती है । 


क7- क 8 : 


रेखा , ग्राम नूनदरहा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ' क 7 ' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी 
दिशा से गुजरती है और बिन्दु ‘ क 8 ' पर पाजहार के नदी कटान के पास समाप्त होती है । 


क 8 - क 9 : 


रेखा , ग्राम नूनदरहा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ‘ क 8 ' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी 
दिशा में पाजहार नदी के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' क ' पर समाप्त होती है । 


क 9 - क 10 : रेखा , ग्राम केराखोल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ‘ क 9 ' से आरंभ होकर दक्षिण पूर्वी 

भाग में पाजहार नदी के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' क 10 ' पर समाप्त होती है । 


क10- क 11 : रेखा , ग्राम बनाई के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ‘ क 10 ' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी 

दिशा में पाजहार नदी के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' क 11 ' पर समाप्त होती है । 


क 11 - क : 


रेखा , ग्राम बरकसपाली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु ' क 11 ' से आरंभ होकर दक्षिण 
-पश्चिमी दिशा में पाजहार नदी के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' क ' पर समाप्त होती है । 


[ फा . सं . 43015 / 21 / 2015 - एलए एण्ड आईआर ] 


म . नागराजू , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 24th April , 2020 


S.O. 1354 ( E ) .— Whereas , by notification of the Government of India in the Ministry of Coal 
number S.O. 1796 ( E ) , dated the 1st May , 2018 , under sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) 
and published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 2nd 
May , 2018 , the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in land measuring 
1706.74 hectares ( approximately ) or 4217.36 acres ( approximately ) in the locality specified in the 

( ( 
Schedule appended thereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7 of the said Act , the Central 
Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 1 ' ' May , 2020 , as the 
period within which the Central Government gives notice of its intension to acquire the said land or 
any rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto , under sub - section ( 1 ) of 

( 
section 4 of the said Act . 

. 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Banai Coal Mining Block of NTPC Limited 


District - Raigarh , Chhattisgarh 
( Plan bearing number NTPC / CM / NCB / BN / 15 / 01 , dated the 6th October , 2015 ) 


Sl . 


Tehsil 


District 


Area 


Area 


Remarks 


Name of 
Village 


No. 


in hectares 


in acres 


( approximately ) 


( approximately ) 


1 


Auraimura 


Tamnar 


Raigarh 


616.22 


1522.68 


Part 


2 


Banai 


Tamnar 


Raigarh 


718.46 


1775.31 


Part 


3 Barkaspali 


Tamnar 


Raigarh 


17.42 


43.04 


Part 


4 Charbhanta 


Ghargoda 


Raigarh 


19.43 


48.01 


Part 


5 


Kerakhol 


Tamnar 


Raigarh 


85.27 


210.70 


Part 


6 


Muskura 


Ghargoda 


Raigarh 


77.96 


192.64 


Part 


7 


Nundarha 


Tamnar 


Raigarh 


137.18 


338.97 


Part 


8 Sarkari Jungle 


Tamnar 


Raigarh 


34.80 


85.99 


Full 


Total Area : 


1706.74 


4217.36 


Total area : 1706.74 hectares ( approximately ) 

or 4217.36 acres ( approximately ) 


Boundary description : 


A - A1 : 


The line starts at point ' A ' in the North part of the Barkaspali village , trending in North westerly 
direction and ends at ' A1 ' . 


A1 - A2 : 


The line starts at point All in the South Eastern part of the Banai village , trending in North 
westerly direction and ends at “ A2 ' . 


A2 - A3 : 


The line starts at point ‘ A2 ' in the North Eastern part of the Charbhanta village , trending in North 
westerly direction and ends at A3 ' at the Ghargoda - Lailunga road edge . 


A3 - A4 : 


The line starts at point ' A3 ' in the North Eastern part of the Charbhanta village , trending in North 
Easterly direction all along the road boundary and ends at ‘ A4 ' . 


A4 - A5 : 


The line starts at point ‘ A4 ' in the North Western part of the Auraimura village , trending in North 
Easterly direction all along the road boundary and ends at ' A5 , 


A5 - A6 : 


The line starts at point ‘ A5 ' in the North Western part of the Muskura village , trending in North 
Easterly direction all along the road boundary and ends at A6 ' . 


A6 - A7 : 


The line starts at point ‘ A6 ’ in the North Eastern part of the Muskura village , trending in South 
Easterly direction and ends at ' A7 ' . 


A7 - A8 : 


The line starts at point ‘ A7 ' in the North Eastern part of the Nundarha village , trending in South 
Easterly direction and ends at ‘ A8 ' at Pajhar Nadi intersection . 


A8 - A9 : 


The line starts at point ‘ A8 ' in the North Eastern part of the Nundarha village , trending in South 
Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at ‘ A9 ' . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


A9 - A10 : 


The line starts at point ‘ A9 ' in the North Eastern part of the Kerakhol village , trending in South 
Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at A10 


A10 - A11 : The line starts at point ' A10 ' in the North Eastern part of the Banai village , trending in South 

Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at ‘ All ' . 


A11 - A : 


The line starts at point ' All ' in the North Eastern part of the Bakaspalli village , trending in South 
Westerly direction all along the Pajhar Nadi and ends at ‘ A ’ . 


[ F. No. 43015 / 21 / 2015 - LA & IR ] 


M. NAGARAJU , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA Negeri KUMAR VERMA 


